Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 72-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 21, 2022 (VAISAKHA 1, 1944 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
परिवहन विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 21 अप्रैल, 2022 


संख्या 9/52 / 2022--2परि[1).-- हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए, नियमों का 
निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 96 
की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की 
उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके 
इससे प्रभावित होने की संभावना है; 


इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की 
समाप्ति पर नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो प्रधान सचिव, हरियाणा, परिवहन विभाग, 
हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ द्वारा, नियमों के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की 
समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा | 


प्रारूप नियम 
1. ये नियम हरियाणा मोटर यान (संशोधन) नियम, 2022 कहे जा सकते हैं। 


2. हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 22 में, उप-नियम (1) 
में, खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

”(॥) इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों पर परिवहन आयुक्त 
द्वारा प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी से उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र और साथ में प्ररूप vas. 8 में, राज्य में 
सेंट जॉन एम्बुलेंस संघ या इसकी किसी भी इकाई द्वारा अथवा इस संबंध में महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा द्वारा जारी 
कार्यकारी आदेश द्वारा अनुमोदित अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र |" | 


(1415) 


1416 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 21, 2022 (VYSK. 1, 1944 SAKA) 


3. उक्त नियमों में, veo एच.आर. 8 के स्थान पर, निम्नलिखित weg प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌-- 
प्ररूप एच.आर. 8 
(GIy नियम 22) 
प्राथमिक चिकित्सा कार्य करने की योग्यता दर्शाने वाले चिकित्सा प्रमाण-पत्र का प्ररूप 
(भारतीय सेंट जान एम्बुलेंस संघ या महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा द्वारा अनुमोदित अस्पताल द्वारा अनुदत्त) 
में: अगाणित «करता: हूं. कि; “तक 2 कल तल धाम का लिए ता भगत सभा पतन ते पलक कप 4 पल व्रत सकती किक आयु लगभग 
ei eter tee ae वर्ष प्राथमिक चिकित्सा बाक्स का उपयोग करने में योग्य है। 


तिथि : हस्ताक्षर 
पदनाम” | 


नवदीप सिंह विर्क, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
परिवहन विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
TRANSPORT DEPARTMENT 
Notification 
The 21st April, 2022 

No. 9/52/2022-2T(II).— The following draft of rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, 
which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub section (2) 
of section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by 
Sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby:- 

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken in consideration after the expiry of a period of seven 
days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if 
any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Transport Department, New Civil 
Secretariat, Haryana, Chandigarh, with respect to the draft of the rules, before the expiry of the period so specified. 

Draft Rules 
1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2022. 
2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter called the said rules), in rule 22 in sub-rule (1), for 
clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:- 

“qii) A medical certificate of fitness from a Government Medical Officer authorized by the Transport 
Commissioner on the recommendations of the Chief Medical Officer of the area of jurisdiction concerned for this 
purpose along with a certificate issued in Form H.R. No. 8 by the Saint John's Ambulance Association or any of its 
units in the State or hospital approved by an executive order to be issued by the Director General, Health Services, 
Haryana in this regard.”. 

3. In the said rules, for Form-HR No. 8, the following Form shall be substituted, namely:- 
“Form-HR No. 8 
(see rule 22) 

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE SHOWING COMPETENCE TO UNDERTAKE FIRST-AID WORK 
(To be granted by the Saint John’s Ambulance Association, or by a hospital approved by Director General, Health 
Services, Haryana.) 

I certify that aged about years is qualified to use 
the first-aid box. 


(Dated) Signature 
Designation”. 


NAVDEEP SINGH VIRK, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Transport Department. 


9565—C.S.—H.G.P. Pkl. 


